रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 9 , 2018 / माघ 20 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018 /MAGHA 20 , 1939 


सं . 518 ] 
No . 518 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018 


का . आ . 593 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 434 ( अ ), तारीख 14 फरवरी, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, 
उप - खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के 
612.200 कि . मी. से 618. 400 कि . मी . (वर्धा - यवतमाल - वारंगाफाटा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का 
बनाने, आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


___ और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 09.03.2017 को " दैनिक 
लोकमत " और " इण्डियन एक्सप्रेस दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


784 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


गाँव 


6 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यां. 361 के कि . मी . 612. 200 से कि . मी . 618. 400 तक (वर्धा - यवतमाल - वारंगा 
__ फाटा सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विविरण . 

जिले 
क्रम तालुका | सर्वेक्षण / गट | भमि का | भमि की । नका 

भूस्वातीयों / हितबध्द 
का 

क्षेत्रफल 
का 
संख्या का नाम संख्या प्रकार प्रकृती 

व्यक्तियों के नाम 
नाम नाम 

( हे . आर) 
23 | 4 5 

8 
हिंगोली कलमनुरी वारंगा 

नामदेव तुकाराम कदम 
फाटा 

निजी कृषि 0. 0167 
449 

पुंडलिक तुकाराम कदम 
निजी कृषि 0 . 0816 | पुंडलिक तुकाराम कदम 

पुंडलिक तुकाराम कदम 
निजी 
448 

सिताराम तुकाराम कदम 
निजी 

| 0.0487 सिताराम तुकाराम कदम 
निजी 

कृषि 0 .0696 | दत्तराव तुकाराम कदम 
निजी कृषि 0.0628 डिगांबर तुकाराम कदम 


कृषि 


00603 


447 


446 


निजी 


445 


निजी 


___ कृषि 


निजी 


___ कृषि 


| 0 . 4742 | दत्तराव तुकाराम कदम 

राजेश्वर भिमराव पत्तंगे ( नगर 

भूमापन अभिलेखानुसार मिक्त 
0.0150 कमांक 626 अन्वये सादुल्ला 

बेग दस्तगीर बेग अनाधिकृत 
कब्जेदार) 
नगर भूमापन अभिलेखानुसार 

मिळकत क्रमांक 626 अन्वये 
0. 0050 

सादुल्ल बेग दस्तगीर बेग 
अनाधिकृत कब्जेदार व 7 / 12 
अधिकार अभिलेखाप्रमाणे शेख 
खालेद पि शेख चांदसाब 
नगर भूमापन अभिलेखानुसार 
मिळकत कमांक 625 अन्वये 
रामराव केशवराव कदम 

अनाधिकृत मालक व 7 / 12 
0. 0076 अधिकार अभिलेखाप्रमाणे 

विश्वनाथ केशवराव कदम 
अन्नपुर्णाबाई रामराव कदम 
अनुसयाबाई बालासाहेब कदम 
सामाईक 
नगर भूमापन अभिलेखानुसार 

मिळकत क्रमांक 627 अन्वये 
0. 0119 गजानन आनंदराव कदम अ. पा . 

क . राजाबाई संभाजी कदम 
मिळकत धारक 
नगर भूमापन अभिलेखानुसार 
मिळकत कमांक 628 अन्वये 

रामराव केशवराव कदम 
0. 0794 अनाधिकृतमालक व 7 / 12 

अधिकार अभिलेखाप्रमाणे 
अप्पर पेनगंगा प्रकल्प संपादीत 


निजी 


कृषि 


निजी 


। 


कृषि 


445 


निजी 


- 


कृषि 


क्षेत्र 


निजी 


। कृषि 


0.0008 


अप्पर पेनगंगा प्रकल्प संपादित 
क्षेत्र 
श्री प्रशांत श्रीराम यांचा ताबा 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी 


कृषि 


0. 0008 


अप्पर पेनगंगा प्रकल्प संपादित 
क्षेत्र नगर भूमापन 
अभिलेखानुसार मिळकत क्रमांक 
629 अन्वये सार्वजनीक 
पाण्याची टाकी व्वस्थापक 
ग्रामपंचायत वारंगा 
अप्पर पेनगंगा प्रकल्प संपादित 
क्षेत्र 
अप्पर पेनगंगा प्रकल्प संपादित 
क्षेत्र 
श्री शे.निजाम शे.फकीर यांचा 


निजी 


__ कृषि 


0. 1028 


निजी 


कृषि 


0. 0012 


ताबा 


निजी 


कृषि 


निजी 


कृषि 


310 


निजी 


कृषि 


409 


निजी 


कृषि 


नगर भूमापन अभिलेखानुसार 

मिळकत कमांक 630 अन्वये 
0. 0024 जनावरासाठी पाण्याचे हौदाची 

सार्वजनिक मिळकत ग्राम 
पंचायत वारंगा फाटा 
अप्पर पेनगंगा प्रकल्प संपादित 

क्षेत्र 
0. 0031 

श्री शे. रफिक शे. रशीद यांचा 

ताबा 
0. 1307 नामदेव तुकाराम कदम 

बालासाहेब केशवराव कदम 
0. 1655 उध्दव बालासाहेब कदम 

निरंजन बालासाहेब कदम 
रामराव केशवराव कदम 

संदीप रामराव कदम 
0. 1596 दिलीप रामराव कदम 

अन्नापुर्णबाई रामराव कदम 
सामाईक 
नगर भूमापन अभिलेखानुसार 
मिळकत कमांक 631 अन्वये 
श्री .बापुराव गंगाराम कदम 

अनाधिकृत मालक व 7 / 12 
0 . 0424 

अधिकार अभिलेखा प्रमाणे 
शिवराज बापुराव कदम 
दत्तराव बापुराव कदम 

सामाईक 
| 1 .5421 
1 .5421 


निजी 


कृषि 


410 


निजी 


कृषि 


उपकुल 
कुल 


[ फा . सं. भाराराप्रा / एलए / एनएच - 361 / 2018 ] 


राजेश गुप्ता, उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th February, 2018 
S . O . 593 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S .O . 434 (E ), dated the 14 February , 2017 , published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section (ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning , etc ), maintenance , management and 
operation of National Highway No. 361 on the stretch of land from Km . 612 .200 to Km . 618 .400 (Wardha - Yavatmal 
Waranga Phata Section ) District Hingoli in the State of Maharashtra . 

And whereas, the substance of the said notification has been published in " Dainik Lokmat" and " Indian 
Express" both dated 09 .03 .2017 , under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of section 3D of the said , Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km 612. 200 to Km 618.400 Km (Wardha - Yavatmal- Waranga Phata Section ) National Highway – 361 in the 

State of Maharashtra . 
Name Name of 

Area 
| Name of 

Name of The Land 
Khasra Type of Nature of 
Sr .No. of the the 

Owner /Interested 
the Taluka 
the 

Number Land Land 
District Village 

Hectre 

Person 
- 6 

8 

9 
Hingoli Kalamnuri 

Namdev Tukaram 
Waranga 

Private | Agricultural 0. 0167 Kadam 
(Fata ) 449 

Pundlik Tukaram Kadam 


Private 


Agricultural 


0 .0816 


Pundlik Tukaram Kadam 


Private 


Agricultural 0.0603 


Pundlik Tukaram Kadam 
Sitaram Tukaram Kadam 


448 


Private 
Private 


Agricultural 0 .0487 
Agricultural 0 .0696 


447 


Private 


Agricultural 


0 .0628 
0.4742 


Private 


Agricultural 


446 
445 


Sitaram Tukaram Kadam 
Dattrao Tukaram Kadam 
Digamber Tukaram 

am 
Dattrao Tukaram Kadam 
Rajeshwar Bhimrao 
Pattange 
(As per Town Planning 
Record CST No.626 
Shadula Beg Dastagir 
Beg is Possessor) 


Private 


Agricultural 0 .0150 


[ TT II - 005 3 (ii) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


Agricultural 0 .0050 


Sk .Khalid S / o 
Sk .Chandsab 
(As per Town Planning 
Record CST No .626 
Shadula Beg Dastagir 
Beg is Possessor ) 
Vishwanath Keshavrao 
Kadam 
Annapurnabai Ramrao 
Kadam 
Anusayabai Balasaheb 
Kadam Joint 
(As per Town Planning 
Record CST No.625 
Ramrao Keshavrao 
Kadam is Iligale Owner ) 


Private 


Agricultural 


0 . 0076 


Private 


Agricultural 0.0119 


Private 


Agricultural 


0 .0794 


Private 


Agricultural 0 .0008 


Private 


Agricultural 


0 .0008 


Private 


Agricultural 


0 . 1028 


As per Town Planning 
Record CST 629 
Gajanan Anandrao 
Kadam ( U .G .Rajabai 
Sambhaji Kadam ) 
Uppar Painganga Project 
Acquired Land ( As per 
Town Planning Record 
CST No.628 Ramrao 
Keshavrao Kadam is 
Iligale Owner) 
Uppar Painganga Project 
Acquired Land 
Sh . Prashant Shriram 
Possessor 
Uppar Painganga Project 
Acquired Land As per 
Town Planning Record 
CST No.629 Water Tank 
of Grampanchayat 
Waranga 
Uppar Painganga Project 
Acquired Land 
Uppar Painganga Project 
Acquired Land Sk .Nijam 
Sk . Phakir Possessor 
Uppar Painganga Project 
Acquired Land (As per 
Town Planning Record 
CST No.630 Water Tank 
of Grampanchayat 
Waranga 
Uppar Painganga Project 
Acquired Land 
Shri.Raphik Sk .Rashid 
Possessor 
Namdev Tukaram 
Kadam 
Balasaheb Keshavrao 
Kadam 
Udhav Balasaheb 
Kadam 
Niranjan Balasaheb 
Kadam 


Private 


Agricultural 0.0012 


Private 


Agricultural 


0 .0024 


Private 


Agricultural 


0 . 


310 


Private 


Agricultural 0.1307 


409 


Private 


Agricultural 


0. 1655 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Private 


Agricultural 


0. 1596 


410 


Ramrao Keshavrao 
KadamSandip Ramrao 
KadamDilip Ramrao 
KadamAnnpurnabai 
Ramrao Kadam Joint 
Sh . Shivraj Bapurao 
Kadam , Dattarao 
Bapurao Kadam Joint 
Bapurao Gangaram 
Kadam (As per Town 
Planning Record CST 
No.631 unauthorised 
Owner ) 


Private | Agricultural | 0 .0424 


1.5421 


Sub Total 

Total 


1.5421 


[ F. No. NHAIVLA / NH-361 /2018] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date: 2018.02. 17 16 : 18:41 + 05 30 


RAKESH 

SUKUL 
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


